रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 19 , 2017 / पौष 29 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 19 , 2017 /PAUSA 29, 1938 


सं . 47] 
No. 47 ] 


वित्त मंत्रलाय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 2017 


सा . का . नि . 52( अ). - केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए डाकघर (मासिक आय खाता ) नियम , 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर ( मासिक आय खाता ) संशोधन नियम , 2016 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 


2 . 


डाकघर ( मासिक आय खाता ) नियम , 1987 में , - 


डाकघर ( मा । 


(i) नियम 1 , उप -नियम ( 1) में , "डाकघर " शब्द के स्थान पर " राष्ट्रीयय बचत " शब्द रखा जाएगा ; 


(ii ) नियम 2 में खंड ( क ) के पश्चात , निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात : 


"( खक) बैंक से आशय इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के 
वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है; " 


( iii ) नियम 4 में , उप -नियम ( 2) के पश्चात निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा ; अर्थात : 


" परंतु इन नियमों के अधीन डाकघर अथवा बैंक में खाता खोला जाए। " 


[ फा . सं . 7/10/ 2014- एनएस ] 
प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी: मूल नियम सा . का .नि . 701 ( अ ), तारीख 10 अगस्त , 1987 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा . का . नि . 805 ( अ ) , 
तारीख 21 जुलाई , 1988, सा . का . नि . 46( अ), तारीख 20 जनवरी , 1989 , सा . का . नि . 581( अ), तारीख 12 सितंबर , 1991 , 


318 G/ 2017 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


HT. Fot. . 430 (37), arta 24 3195 , 1992 , AT. Fot . . 390 (3 ), arta 29 3131, 1993 , AT. A .f . 585 (37), arta 2 face , 
1993, AT. . fa . 5 (2 ), arta 1 Haala , 1999 , HT. . fa . 45 ( 37 ), arta 15 bat, 2000 , ATAU. . 80 (2 ), arte 1 
429 , 2000, FT.SU.F . 613 (3 ), arta 18 ISIS , 2000 , al. Fot. fat. 153( 37 ), arta 1 HTET, 2001, AT.FI. . 161 (37 ), 
arte 1 HT , 2002 , 1. A . F . 350 (3 ), arte 10 HS, 2002 , HTFT. . 176 (37), arta 1 HT , 2003 , HTAT. FT. 758 (3 ), 
arta 23 fadar , 2003 , HT. FI.F . 288 ( 1), arta 13 H , 2005 , HT. TIT. . 59 ( 37), arta 10 929A , 2006 , 1. A . F . 
521(3 ), arta 1 347 , 2007 , AT. . . 763(37), arta 8 fariae , 2007 , AT. col. fq . 741 (2 ), arta 4 374005, 2011, 
HT.S . A . 845 (37), arta 25 Tak , 2011, # 1.5 . f . 322 (3 ), arta 25 31 , 2012 , Hl. Fot. Ft. 399 (2 ), arta 25 G , 
2013, HT. T.F . 223 (27), arta 13 HT=f, 2014 , Alfo . f . 490 (3 ), arta 11 11 , 2014 , HTAT. . 349 (37), arta 29 
HT , 2016 BİR HT. AT. . 942 (37), arta 30 face , 2016 GRTFifa foret PIT OTTI 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th January, 2017 
G . S . R . 52( E ). – In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 
(5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income 
Account) Rules, 1987 , namely: 
1. (1 ) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2016 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Post Office (Monthly Income Account) Rules , 1987 , - 
(i) in rule 1, in sub -rule ( 1), for the words " Post Office” , the words, “ National Savings” shall be 

substituted ; 
in rule 2 , after clause (b ), the following shall be inserted , namely : 
" (ba) “ Bank ” means any branch of a public sector or private sector commercial bank authorised by the 

Government to open an account under these rules ;" ; 
(iii ) in rule 4 , the following Proviso shall be inserted , namely : 

“ Provided that the account under these rules shall be opened in post office or bank .” 


[ F. No. 7/ 10 /2014-NS] 
PRASHANTGOYAL , Jt. Secy. 


Note : The Principal rules were published vide G . S . R . 701 (E ), dated the 10th August, 1987 , and subsequently 
amended vide: - G .S .R . 805 (E ), dated the 21st July, 1988 , G .S .R . 46 ( E ), dated the 20th January, 1989 , G .S .R . 581 (E ), 
dated the 12th September, 1991, G . S. R . 430 ( E ), dated the 24th April, 1992 , G . S. R . 390 ( E ), dated the 29th April, 1993 , 
G .S.R . 585(E ), dated the 2nd September , 1993, G .S.R . 5(E ), dated the 1st January, 1999, G .S.R . 45(E ), dated the 15th 
January , 2000 , G .S.R . 80 (E ), dated the 1st February, 2000 , G . S.R . 613(E ), dated the 18th July, 2000 , G .S.R . 153 (E ), 
dated the 1st March , 2001, G .S .R . 161( E ), dated the 1st March , 2002, G . S. R . 350 (E ), dated the 10th May, 2002 , G . S. R . 
176 ( E ), dated the 1st March , 2003, G .S .R . 758 (E ), dated the 23rd September, 2003, G .S .R . 288( E ), dated the 13th May , 
2005, G .S .R . 59 (E ), dated the 10th February , 2006 , G .S.R . 521(E ), dated the 1st August, 2007 , G .S.R . 763 (E ) dated the 
8th December, 2007 and G .S .R . 741(E ), dated the 4th October, 2011 and G .S .R . 845 (E ), dated the 25th November, 2011, 
G . S.R . 322 (E ), dated the 25th April, 2012 , G .S .R . 399 (E ), dated the 25th June, 2013 , G .S .R . 223 (E ), dated the 13th 
March , 2014 , G .S .R . 490 (E ), dated the 11th July , 2014 , G .S .R . 349(E ), dated the 29th March , 2016 and G . S. R . 942 ( E ), 
dated the 30th September , 2016 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 18 जनवरी, 2017 


सा . का .नि . 53 ( अ ). – केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम , 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा ( संशोधन) नियम , 2016 है। 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 में , - 
(i) नियम 1, उप-नियम (1) में , "डाकघर " शब्दों के स्थान पर " राष्ट्रीय बचत " शब्द रखा जाएगा ; 


(ii) नियम 2 में खंड ( दो ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत :स्थापित किए जाएंगे, अर्थात : 


“( कक ) बैंक शब्द से इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के 
वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है; 


( कख) "डाकघर " से भारत में बचत बैंक कार्य करने वाले डाकघर और इन नियमों के अंतर्गत खाता खोलने के लिए प्राधिकृत 
डाकघर अभिप्रेत है; " 


(iii ) नियम 6 में , उप -नियम ( 4 ) के पश्चात निम्नलिखित उप -नियम अंत :स्थापित किया जाएगा; अर्थात : 


"( 5) इन नियमों के अंतर्गत डाकघर अथवा बैंक में खाता खोला जाएगा । " 


[ फा . सं . 7/10/ 2014- एनएस ] 


प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : मूल नियम सा . का . नि . 666( अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा . का . नि . 301 ( अ) , 
तारीख 1 अप्रैल , 1982, सा . का . नि . 258( अ ), तारीख 11 मार्च, 1983 , सा . का . नि . 62 ( अ ), तारीख 14 फरवरी , 1984 , सा . का . नि . 
95 ( अ), तारीख 7 फरवरी , 1986, सा . का . नि . 194 ( अ ), तारीख 13 फरवरी, 1986, सा . का . नि . 363( अ), तारीख 1 अप्रैल , 1987 , 
सा . का .नि . 39( अ ), तारीख 16 जनवरी , 1988 , सा . का . नि . 458( अ ), तारीख 15 अप्रैल , 1988 , सा . का .नि . 708( अ ), तारीख 21 जुलाई , 
1989, सा . का . नि . 16( अ ), तारीख 9 जनवरी, 1990 , सा . का . नि . 190 ( अ ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा . का . नि . 579 ( अ ), तारीख 12 
सितंबर , 1991, सा . का . नि . 918 ( अ ), तारीख 11 दिसंबर , 1992, सा . का . नि . 42( अ), तारीख 1 फरवरी, 1993, सा . का . नि . 587 ( अ ), 
तारीख 2 सितंबर , 1993, सा . का . नि . 2( अ ), तारीख 1 जनवरी, 1999 , सा . का .नि . 748( अ ), तारीख 4 नवंबर , 1999 , सा . का . नि . 
44( अ ), तारीख 15 जनवरी, 2000 , सा . का . नि . 152( अ), तारीख 1 मार्च, 2001 , सा . का . नि . 160( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 , 
सा . का .नि . 514( अ ), तारीख 23 जुलाई , 2002, सा . का . नि . 662 ( अ), तारीख 23 सितंबर, 2002, सा . का. नि . 175( अ ), तारीख 1 मार्च, 
2003, सा . का . नि . 588 ( अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा . का . नि . 838 ( अ), तारीख 27 दिसंबर, 2004, सा . का . नि . 480 ( अ), तारीख 
26 जून, 2008 और सा . का .नि . 740 ( अ), तारीख 4 अक्तूबर , 2011 और सा . का . नि . 843( अ), तारीख 25 नवंबर , 2011, सा . का . नि . 
320 ( अ ), तारीख 25 अप्रैल , 2012 सा . का . नि . 398( अ) तारीख 25 जून , 2013, सा . का . नि . 221( अ) तारीख 13 मार्च, 2014, 
सा . का . नि . 491 ( अ ) तारीख 11 जुलाई , 2014, सा . का .नि . 355 ( अ ) तारीख 29 मार्च, 2016 और 943( अ) तारीख 30 सितंबर , 2016 
द्वारा संशोधित किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th January , 2017 


G .S . R . 53 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 
(5 of 1873) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring 
Deposit Rules, 1981, namely : 
___ 1. (1 ) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit ( Amendment ) Rules, 2016. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, - 

(i) in rule 1, sub-rule (1), for the words “ Post Office” ,the words “ National Savings ” shall be substituted ; 
(ii) in rule 2, after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely: 

“ (aa ) “ Bank ” means any branch of a public sector or private sector commercial bank authorised by the 
Government to open an account under these rules; 
(ab ) “ post office ” means any post office in India doing savings bank work and authorised to open an 

account under these rules; " ; 
( iii ) in rule 6 , after sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be inserted , namely: 
“ (5 ) The account under these rules shall be opened in post office or bank .” 

[ F. No. 7/10/ 2014- NS ] 
PRASHANT GOYAL, Jt. Secy . 


Note : The Principal rules were published vide G . S . R. 666( E), dated the 17th December , 1981, and subsequently 
amended vide: - G . S.R . 301( E ), dated the 1st April, 1982, G .S .R . 258 (E ), dated the 11th March , 1983, G .S.R . 62 (E ), 
dated the 14th February, 1984, G .S .R . 95 ( E ), dated the 7th February, 1986 , G .S .R . 194 (E ), dated the 13th February , 
1986, G. S. R. 363( E ), dated the 1st April, 1987, G. S . R. 39 ( E), dated the 16th January, 1988 , G. S. R. 458 ( E ), dated the 
15th April, 1988 , G.S . R. 708( E ), dated the 21st July, 1989, G. S. R. 16( E), dated the 9th January , 1990, G. S. R. 190( E), 
dated the 27th March , 1991, G .S .R . 579 (E ), dated the 12th September, 1991, G . S. R . 918 (E ), dated the 11th December, 
1992, G . S. R . 42(E ), dated the 1st February , 1993, G . S. R . 587 ( E ), dated the 2nd September, 1993 , G .S .R . 2 (E ), dated the 
1st January, 1999, G. S. R. 748 ( E), dated the 4th November , 1999 , G . S. R. 44( E), dated the 15th January, 2000, G. S. R. 
152( E), dated the 1st March, 2001, G .S . R. 160 ( E) dated the 1st March, 2002, G. S. R. 514( E), dated the 23rd July, 2002 , 
G . S .R . 662 (E ), dated the 23rd September, 2002 , G .S .R . 175 ( E ), dated the 1st March , 2003, G . S .R . 588 (E ), dated the 25th 
July, 2003, G. S . R. 838 ( E), dated the 27th December, 2004, G. S. R. 480( E), dated the 26th June , 2008 and G. S. R. 740 ( E ), 
dated the 4th October, 2011 and G. S. R. 843 ( E ), dated the 25th November, 2011 , G. S. R. 320( E), dated the 25th April , 
2012, G. S. R. 398 ( E), dated the 25th June, 2013, G.S. R. 221 ( E), dated 13th March, 2014, G. S. R. 491 ( E), dated the 
11th July, 2014, G.S . R. 355( E), dated the 29th March, 2016 and G .S . R. 943( E), dated the 30th September, 2016. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 2017 


सा . का . नि . 54( अ) केंद्रीय सरकार सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम ) नियम , 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: 

( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र ( VIII निर्गम ) संशोधन नियम , 2016 है। 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 
2. राष्ट्रीय बचत पत्र ( VIII निर्गम ) नियम , 1989 में , 
(i) नियम 2 में उप -नियम (i) के पश्चात, निम्नलिखित उप -नियम अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 

( क ) “बैंक ” से पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक की कोई 
शाखा अभिप्रेत है । "; 


( ii) नियम 6 में , “डाक घर " शब्दों के स्थान पर “डाक घर अथवा बैंक ” शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 7/ 10/ 2014 - एनएस ] 


प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पणी: मूल नियम सा . का . नि . 496 ( अ ), तारीख 1 मई , 1989, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा . का . नि . 508 ( अ ), 
तारीख 23 मई , 1990 , सा . का . नि . 120( अ ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा . का . नि . 7 ( अ ), तारीख 1 जनवरी , 1999, सा . का . नि . 491 ( अ ), 
तारीख 6 जुलाई , 1999 , सा . का .नि . 47( अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 , सा . का .नि . 156( अ), तारीख 1 मार्च, 2001 , सा . का . नि . 
572( अ ), तारीख 2 अगस्त , 2001, सा . का . नि . 163( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा . का . नि . 711( अ ), तारीख 17 अक्टूबर , 2002, 
सा . का . नि . 179( अ ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा . का . नि . 590 ( अ ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा . का . नि . 591 ( अ ), तारीख 25 जुलाई , 
2003, सा . का .नि . 820( अ), तारीख 16 अक्टूबर , 2003, सा . का. नि . 289( अ), तारीख 13 मई , 2005, सा . का . नि . 744( अ), तारीख 4 
अक्टूबर , 2011 और सा . का . नि . 842( अ ), तारीख 25 नवंबर , 2011, सा . का . नि . 318( अ ), तारीख 25 अप्रैल , 2013, सा . का .नि . 
397( अ ), तारीख 25 जून , 2013, सा . का . नि . 226 ( अ ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा . का . नि . 494 ( अ ), तारीख 11 जुलाई , 2014 और 
सा . का . नि . 354( अ), तारीख 29 मार्च, 2016 और सा . का . नि . 944 ( अ), तारीख 30 सितंबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया । 


गय 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th January, 2017 
G . S .R . 54 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 
1959 (46 of 1959 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings 
Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely : 
1. ( 1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Amendment Rules, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules , 1989 , - 
(i) in rule 2, after sub -rule (i), the following sub -rule shall be inserted , namely: 

“ (ia ) “ Bank ” means any branch of a public sector or private sector commercial bank authorised by the 

Government to issue certificates;" ; 
( ii ) in rule 6 , for the words " post office ” , the words, “ post office or bank ,” shall be substituted . 


[ E. No. 7/10/ 2014- NS ] 
PRASHANT GOYAL , Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published vide G. S . R. 496( E), dated the 1st May, 1989 , and subsequently amended vide: 
G .S .R . 508 (E ), dated the 23rd May, 1990 , G . S. R . 120 ( E ), dated the 8th March , 1998, G .S .R . 7 (E ), dated the 1st January , 
1999, G. S. R. 491 ( E ), dated the 6th July, 1999, G. S. R. 47( E), dated the 15th January, 2000, G. S. R. 156( E), dated the 1st 

March, 2001 , G. S. R. 572 ( E ), dated the 2nd August, 2001, G. S . R. 163 ( E ), dated the 1st March, 2002, G. S. R. 711( E) , 
dated the 17th October, 2002 , G .S .R . 179 ( E ), dated the 1st March , 2003, G . S .R . 590 (E ), dated the 25th July, 2003, 
G. S. R. 591 ( E), dated the 25th July, 2003, G. S. R. 820( E), dated the 16th October, 2003, G. S. R. 289( E), dated the 13th 
May, 2005 , G .S.R . 744 (E ), dated the 4th October, 2011 and G .S. R . 842 (E ), dated the 25th November, 2011, G .S .R . 318 ( 
E ), dated the 25th April , 2013, G .S . R. 397 ( E ), dated the 25th June , 2013 , G. S. R. 226( E), dated the 13th March, 2014 , 
G .S .R . 494 ( E ), dated the 11th July, 2014 , G .S .R . 354 (E ), dated the 29th March , 2016 and G .S .R . 944 (E ), dated the 30th 
September, 2016. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK 

KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2017.01. 25 
14:41: 37 + 05 30 


